सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष , 19 37 ( श०) 
संख्या 28 राँची, शुक्रवार 

1 जनवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर , 2 0 15 


संख्या- 3/ पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 110 17 / उप निदेशक , पंचायत राज, उत्तरी 
छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार , झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 418 / 0 3 , गृह जिला. सहरसा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक सचिव , राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 20 15 का .. 110 18 / उप निदेशक , पंचायती राज, दक्षिणी 
छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती उषा किरण बाखला, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक- 50 2 / 0 3 , गृह जिला. लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक आयुक्त के सचिव , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


संख्या- 3/ पद0 -1( ग) -0 6/ 20 15 का .. 110 19 / परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण , सरायकेला- खरसांवा के पद पर पदस्थापित श्री भीष्म कुमार , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 539 / 03 , गृह जिला. नालन्दा) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , योजना एवं पुनर्वास , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3 / पद0 -1( ग)- 0 6 / 2 0 15 का .. 110 2 0 / उप सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश एमानुएल पात्रो , झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक- 550 / 0 3 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


श्री पात्रो सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची का 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 1 20 15 का .. 110 2 1| अपर निदेशक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , 
सुवर्णरखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री हरि कुमार केशरी , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 6 3 41 0 3 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक सचिव, आयडा , आदित्यपुर , सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6 / 20 15 का .. 110 22 / उप सचिव, कल्याण विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित सुश्री शुभा अखौरी, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 4 1/ 0 3 , गृह जिला. पलामू) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक , 
जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2015 का .. 110 23/ परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री दशरथ चन्द्र दास , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 6 471 0 3 , गृह जिला. देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक सचिव , झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 6 1 2 0 15 का .. 110 2 41 निदेशक लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री शशि 
प्रकाश झा , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक. 6 6 1/ 03 , गृह जिला. पूर्णिया ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 2 0 15 का .. 110 2 5 / संयुक्त निदेशक , श्रीकृष्ण लोक 
प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अंजनी कुमार मिश्रा, 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 6 6 57 0 3 , गृह जिला. पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपर समाहर्ता, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 2 0 15 का .. 110 2 6 / निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री श्रीपति गिरि , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 7 8 / 0 3 , गृह जिला- रोहतास) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त के 
सचिव , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 6 1 20 15 का .. 110 27 / उप सचिव, वन , पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 6 8 0/ 0 3 , गृह जिला. पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6 / 20 15 का .. 110 28 / उप सचिव , योजना- सह - वित्त विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित डा0 संजय सिंह, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


6 8 3 / 0 3 , गृह जिला- रोहतास) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6 / 20 15 का .. 110 29 / निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 8 4/ 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


O 


___ संख्या-3 / पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 110 30 / उप सचिव , गृह, कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार , झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 687 / 0 3 , गृह जिला. औरंगाबाद) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अपर समाहर्ता,सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 6 1 2 0 15 का .. 110 3 1/ उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती कुमुद सहाय, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
6 9 41 0 3 , गृह जिला. पलामू) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6/ 2 0 15 का .. 110 3 2 / उप सचिव, नगर विकास एवं आवास 
विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शशि भूषण मेहरा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 699/ 0 3 , गृह जिला. देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6/ 2 0 15 का .. 110 33/ परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री शाहिद अख्तर, 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 712 ए/ 0 3 , गृह जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


२ 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 2016 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6/ 2 0 15 का .. 110 34 | अपर समाहर्ता, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार लाल , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 717 / 03 ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6 / 2015 का .. 11035 / प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त , 
धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
721/ 0 3 , गृह जिला. पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव प्रादेशिक 
परिवहन प्राधिकार , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 110 3 6/ परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह , नं0 -1, 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक . 727/ 03 , गृह जिला. रोहतास ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 20 15 का .. 11037 / उप सचिव , गृह , कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री आलोक शिकारी कच्छप , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक. 780 / 0 3 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपर समाहर्ता, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 110 3 8| उप निदेशक , खाद्य, कोल्हान प्रमण्डल , 
चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 78 4/ 03 , 
गृह जिला. राँची) को अपने कार्यों के साथ आयुक्त के सचिव कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा 
का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 6 1 2 0 15 का .. 11039/ उप निदेशक , खाद्य, पलामू प्रमण्डल , 
मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण कुमार गगराई , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक 
8 17 / 03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, कोडरमा के पद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 2016 


पर पदस्थापित किया जाता है | 

2 . मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से सम्बन्धित पदाधिकारी अधिसूचित 
पद का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करेंगे तथा धारित पद के प्रभार का त्याग मतदाता सूची 
पुनरीक्षण कार्य की समाप्ति की तिथि 11 जनवरी, 2016 के पश्चात करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 28 – 50 । 


